SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन, 1939 (श०) 
27 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 168 राँची , मंगलवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 


आदेश 
12 फरवरी 2018 


संख्या- 03 नि0 -58 / 2014 रा0नि0आ0 177 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे 


की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट 
निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड नगरपालिका 
अधिनियम, 2011 की धारा 577 , 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन 
आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित 
नहीं है ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 27 फरवरी , 2018 
अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क, 77 एवं 78 सहपठित 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थानीय नगर निकाय / पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और होने 
के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है । 


क्रमांक 


जिला 


निर्वाचन क्षेत्र 


। 


नाम एवं पता 


कारण 


12 


पलामू 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख 


निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


ज्योति सिंह , 
| शहीद भगत सिंह , 
| नगर रेडमा, जिला - पलामू 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे 


__ II पलामू / 01 डायमन्ड माखरिया , 
मेदिनीनगर नगर परिषद | वेलवाटीकर डालटनगंज , 
वर्ग - ख 

| जिला -पलामू 
II पलामू / 01 मेदिनीनगर सरिता सिन्हा , 
नगर परिषद वर्ग - ख 

डालटनगंज, जिला -पलामू 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 सुचित्रा अग्रवाल, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | मेदिनीनगर बाजार एरिया 
वर्ग - ख 

पलामू, जिला - पलामू 
II पलामू / 01 मेदिनीनगर राजकुमारी देवी , 
नगर परिषद वर्ग - ख - 01 

हमीदगंज, डालटनगंज , जिला - पलामू , 
नगरपालिका मेदिनीनगर, वार्ड नं0 - 01 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 02 


अन्नपूर्णा देवी, 
हमीदगंज , मेदिनीनगर , पलामू , 


निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


वार्ड नं0 - 02 


II पलामू / 01 | संजय कुमार , मकान सं0 - 116 / 1, 

हमीदगंज , डालटनगंज , पलामू , 
मेदिनीनगर नगर परिषद | नगरपालिका मेदिनीनगर वार्ड नं0 - 02 

वर्ग - ख - 02 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 03 


| सुनील कुमार, म0सं0 - 44ए, हमीदगंज , निर्वाचन व्ययों का लेखा 

| दाखिल करने में असफल रहे । 
पलामू नगरपालिका मेदिनीनगर, 
वार्ड नं0 - 03 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 27 फरवरी , 2018 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 04 


उर्मिला सिंह , मो0 - हमीदगंज , |निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| डालटनगंज, हमीदगंज, जिला - पलामू , दाखिल करने में असफल रहे । 
नगरपालिका मेदिनीनगर , वार्ड नं0 - 04 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 ज्योति कुमारी , 
मेदिनीनगर नगर परिषद कानी हाउस रोड कुण्ड मुहल्ला, 
वर्ग - ख - 04 

पलामू, नगरपालिका मेदिनीनगर , 
वार्ड नं0 - 04 


___ II पलामू / 01 


मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 04 


| बेबी देवी , हमीदगंज, मेदिनीनगर , निर्वाचन व्ययों का लेखा 
जिला - पलामू, नगरपालिका मेदिनीनगर, दाखिल करने में असफल रहे । 
वार्ड नं0- 04 


II पलामू / 01 माया देवी , 
मेदिनीनगर नगर परिषद कुण्ड मु० पलामू , नगरपालिका 
वर्ग - ख - 04 

मेदिनीनगर, वार्ड नं0-04 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 | गनेश राम, 

| निर्वाचन व्ययों का लेखा 

| दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद हमीदगंज पुराना खसी मार्केट , 
वर्ग - ख - 05 | जिला - पलामू , नगरपालिका मेदिनीनगर, 

वार्ड नं0 - 05 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 05 


चन्दन कुमार, कानी हाउस रोड, निर्वाचन व्ययों का लेखा 
थाना + पोo - मेदिनीनगर , जिला - पलामू, । दाखिल करने में असफल रहे । 
नगरपालिका मेदिनीनगर , वार्ड नं0 - 05 


II पलामू / 01 | मोइज खलिफा, कुण्ड मुहल्ला , निर्वाचन व्ययों का लेखा । 

जिला - पलामू, नगरपालिका मेदिनीनगर, दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद । वार्ड नं 

वर्ग - ख - 05 
II पलामू / 01 | राजकिशोर सिंह , 

| निर्वाचन व्ययों का लेखा । 

| दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद | म0सं0 - 40, हमीदगंज, डालटनगंज , 
वर्ग - ख - 05 पलामू, नगरपालिका मेदिनीनगर, 

वार्ड नं0 - 05 


II पलामू / 01 | जयाउद्दीन अंसारी, कुण्ड ( पहाड़ी), निर्वाचन व्ययों का लेखा । 

जिला - पलामू , नगरपालिका मेदिनीनगर, | दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद | 

| वार्ड नं0 - 06 
वर्ग - ख - 06 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 27 फरवरी , 2018 
II पलामू / 01 मो0 आरिफ , पहाड़ी मुहल्ला, | निर्वाचन व्ययों का लेखा 

| जिला - पलामू , नगरपालिका मेदिनीनगर, | दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वार्ड नं0 - 06 
वर्ग - ख - 06 


II पलामू / 01 | मो0 शमशाद कौरेसी, पहाड़ी , निर्वाचन व्ययों का लेखा 

जिला - पलामू , नगरपालिका मेदिनीनगर, दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

| वार्ड नं0 - 06 
वर्ग - ख - 06 


20 


___ II पलामू / 01 साहबजान, पहाड़ी, जिला - पलामू , निर्वाचन व्ययों का लेखा 

| दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद नगरपालिका मेदिनीनगर, 
वर्ग - ख -06 

वार्ड नं0 - 06 
II पलामू / 01 नीतू देवी, कुण्ड मुहल्ला , 

| निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद जिला - पलामू , नगरपालिका मेदिनीनगर, 

वर्ग - ख - 07 वार्ड नं0 - 07 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 08 


रूबी शाहिन , मुस्लिम नगर, | निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
जिला - पलामू , नगरपालिका मेदिनीनगर, | दाखिल करने में असफल रहे । 
वार्ड नं0 - 08 


II पलामू / 01 


| शायदा खातुन , शाह मुहल्ला, | निर्वाचन व्ययों का लेखा 
जिला - पलामू , नगरपालिका मेदिनीनगर, | दाखिल करने में असफल रहे । 
| वार्ड नं0 -08 


मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 08 


II पलामू / 01 


| उर्मिला देवी, 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


मेदिनीनगर नगर परिषद | डालटनगंज हरिजन मुहल्ला, 
वर्ग - ख - 09 

वार्ड नं0 - 09 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग- ख - 09 


| खुशबू पासवान , म0सं0 - 77 / 1 भट्ठी |निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
मुहल्ला डालटनगंज , जिला - पलामू, दाखिल करने में असफल रहे । 
नगरपालिका मेदिनीनगर, वार्ड नं0- 09 


___ II पलामू / 01 | कपूर चन्द गुप्ता, 

| निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
मेदिनीनगर नगर परिषद | माली मुहल्ला डालटनगंज , | दाखिल करने में असफल रहे । 
वर्ग - ख - 10 | जिला -पलामू, नगरपालिका मेदिनीनगर, 

| वार्ड नं0 - 10 
II पलामू / 01 प्रभात कुमार उदयपुरी, भट्ठी मुहल्ला, निर्वाचन व्ययों का लेखा 
मेदिनीनगर नगर परिषद | वार्ड नं0 - 10,जिला - पलामू, नगरपालिका दाखिल करने में असफल रहे । 

वर्ग - ख - 10 | मेदिनीनगर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 27 फरवरी , 2018 


28 


II पलामू / 01 रेखा देवी , माली मुहल्ला ( कसाइ | निर्वाचन व्ययों का लेखा 

मुहल्ला) जिला - पलामू, नगरपालिका | दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

| मेदिनीनगर, वार्ड नं0 - 10 
वर्ग - ख - 10 
II पलामू / 01 संतोष कुमार, भट्ठी मुहल्ला, | निर्वाचन व्ययों का लेखा । 

जिला - पलामू, नगरपालिका मेदिनीनगर, । दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद | वार्ड नं0 _ 10 

वर्ग - ख - 10 


II पलामू / 01 सिद्धनाथ प्रसाद, 
मेदिनीनगर नगर परिषद घड़पट्टी, वार्ड नं0 - 12 

वर्ग - ख - 12 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


__ II पलामू / 01 नवीन कुमार अग्रवाल , 
मेदिनीनगर नगर परिषद | जेलहाता, डालटनगंज, वार्ड नं0 - 14 

वर्ग - ख -14 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 अम्बालिका प्रसाद , 
मेदिनीनगर नगर परिषद | जेलहाता, वार्ड नं0- 15 

वर्ग - ख - 15 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 अंजली सहाय , म0सं0 - 841 / 9 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

| जेलहाता, वार्ड नं0 - 15 
वर्ग - ख - 15 

II पलामू / 01 | रामप्यारी देवी, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | जेलहाता, पलामू , वार्ड नं0-15 

वर्ग - ख - 15 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे 


35 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 15 


ललीता देवी , 
| जेलहाता , पलामू , वार्ड नं0- 15 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 सुनीता सिन्हा , 
मेदिनीनगर नगर परिषद | म0सं0- 66, जेलहाता , वार्ड नं0- 15 _ 

वर्ग - ख - 15 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


__ II पलामू / 01 अनिता सिंह, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | मेदिनीनगर प्रधान डाक घर , 

वर्ग - ख - 16 वार्ड नं0 - 16 
____ II पलामू / 01 | शीला देवी , 
मेदिनीनगर नगर परिषद | मेदिनीनगर , वार्ड नं0 - 16 

वर्ग - ख - 16 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 फरवरी , 2018 
II पलामू / 01 | दुर्गा राम , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा । 

दाखिल करने में असफल रहे । 
मेदिनीनगर नगर परिषद | आबादगंज , 
वर्ग - ख - 17 

| पो0 - डालटनगंज , वार्ड नं0 -17 


| मनिन्दर कुमार , 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद | मु० - आबादगंज , 
वर्ग - ख - 17 

| मेदिनीनगर, वार्ड नं0 - 17 
II पलामू / 01 | रीतेश कुमार , 
मेदिनीनगर नगर परिषद | मु० - आबादगंज , 
वर्ग - ख - 17 

मेदिनीनगर , वार्ड नं0 -17 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 


| सीता राम , 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 17 


मू0 - आबादगंज , 
थाना + पो0 - मेदिनीनगर,वार्ड नं0 - 17 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 17 


| सुजित रजक , 
आबादगंज, मेदिनीनगर , वार्ड नं0 - 17 


निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 | अनिल कुमार दूबे, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | पांकी रोड रेडमा , वार्ड नं0-19 

वर्ग - ख - 19 

II पलामू / 01 लक्ष्मी नारायण सिंह , 
मेदिनीनगर नगर परिषद जी०एल०कॉलेज, वार्ड नं0- 19 

वर्ग - ख - 19 


45 


निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 
मेदिनीनगर नगर परिषद 

वर्ग - ख - 24 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


संजय कुमार, 
नई मुहल्ला मेदिनीनगर, पलामू , 
वार्ड नं0 – 24 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 | जयशंकर मिश्रा, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | बेलवाटीकर मेदिनीनगर, पलामू, 

वर्ग - ख -25 वार्ड नं0-25 

II पलामू / 01 | ललन कुमार सिन्हा, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | बेलवाटीकर मेदिनीनगर , पलामू , 

वर्ग - ख -25 वार्ड नं0- 25 


40 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 27 फरवरी, 2018 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 विनय कुमार, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | बेलवाटीकर मेदिनीनगर, पलामू , 
वर्ग - ख - 25 

वार्ड नं0 - 25 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


II पलामू / 01 संतोष कुमार, 
मेदिनीनगर नगर परिषद | बेलवाटीकर मेदिनीनगर, पलामू , 
वर्ग - ख - 25 

वार्ड नं0 - 25 
II पलामू / 01 संगीता देवी , 
मेदिनीनगर नगर परिषद बेलवाटीकर मेदिनीनगर, पलामू , 
वर्ग - ख - 26 

वार्ड नं0 - 26 


निर्वाचन व्ययों का लेखा । 
दाखिल करने में असफल रहे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

सचिव, 
राज्य निर्वाचन आयोग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 168 - - 50 


